रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल - 33004 / 99 


REGD . NO . D . L.-33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


PHAR 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PARTI - Section 3 Sub - section(i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 3, 2003 / पौष 13 , 1924 
NEW DELHI , FRIDAY , JANUARY 3, 2003/PAUSA 13, 1924 


सं . 6 ] 
No. 61 


MAHARA 


ama 


वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 

• अधिसूचना 
नई दिल्ली , 3 जनवरी, 2003 

सं. 4/ 2003 - सीमाशुल्क 
सा. का.नि . 6( अ ) - केन्द्रीय सरकार , सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है , भारत सरकार के तदेन वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की 
अधिसूचना सं. 21/ 2002 - सीमाशुल्क , तारीख 1 मार्च, 2002 का , निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना में , सारणी में , क्रम सं. 71 और उससे संबद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत: स्थापित की 
जायेगी, अर्थात् : 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

. ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) 
" 71 . 27 . 04 ( क ) ब्लास्ट फर्नेस कोरेक्स प्रोद्योगिकी का उपयोग कर पिग आयरन 5 प्रतिशत - 5 " 

या स्टील के निर्माता, या 
( ख ) फेरो मिश्र धातु के निर्माता द्वारा आयातित मैटेलरजीकल कोक 

[ फा. सं . 354/ 182/ 2000 -टीआरयू ] 

विवेक प्रसाद, अवर सचिव 
टिप्पण : -- मूल अधिसूचना सं. 21/2002 - सीमाशुल्क , तारीख मार्च, 2002 [ सा. का. नि . 118 ( अ ), तारीख 1 मार्च, 2002 ] द्वारा भारत के 

राजपत्र , असाधारण द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अन्तिम संशोधन अधिसूचना सं. 144/ 2002 - सीमाशुल्क , तारीख 31 

दिसम्बर, 2002 [ सा . का. नि. 856 ( अ ) तारीख 31 दिसम्बर, 2002 ] द्वारा किया गया था । 
23 GI/ 2003 

(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


{ PART II - SEC . 3(i)] 


- 


MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS 

( Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 
. . New Delhi, the 3rd January, 2003 

No. 4/ 2003- Customs 
. G . S. R . 6 (E ). - Inexercise of the powers conferred by Sub - section (1 ) of Section 25 of the Customs Act, 1962 
( 52 of 1962), the Central Government , being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the 
following further amendments in the notification of the Government of India , in the erstwhile Ministry of Finance 
(Departmentof Revenue ), No . 21/2002 -Customs, dated the Ist March , 2002, namely : 

In the said notification, in the Table , for S. No. 71 and the entries relating thereto , the following S. No. and the 
entries shall be substituted , namely : 
( 1) ( 2) 

( 4 ) (5 ) (6) 
" 71. 27 . 04 Metallurgical cokewhen imported by 

5% - 5 ". 
(a) by a manufacturer of pigiron or steel using 

a blast furnace or COREX technology, or 
(b ) by a manufacturer of ferro alloys 

[ E No. 354/182 / 2000 - TRU ) 

VIVEK PRASAD ,Under Secy. 
Note :- - The prin cipal notification was published in theGazette of India, Extraordinary , vide notification No. 21 /2002 

Customs, dated the IstMarch , 2002 [G .S .R 118(E ), dated the 1st March , 2002 ) and was last amended by notification 
No. 144/ 2002- Customs, dated the 31st December , 2002 [ G.S. R. 856 ( E), dated the 31st December, 2002]. 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2003 

सं. 5 / 2003 - सीमाशुल्क 
सा . का .नि . 7( अ ) - केन्द्रीय सरकार , सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित . 
सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 ( 1975 का 51 ) की धारा 3 की उपधारा ( 6 ) और धारा १क की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के तदेन वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं . 
69 /2002- सीमाशुल्क, तारीख 19 मई, 2000 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना में , पैरा सात में , सारणी के पश्चात् " इस अधिसूचना की कोई बात " शब्दों से प्रारंभ होकर और "नियम, 1996 में 
उपवर्णित प्रक्रिया का पालन करता है " शब्दों से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् : 
... " इस अधिसूचना की कोई बात मैटकोक के ऐसे आयातों पर लागू नहीं होगा जिनका आयात 

( क ) कच्चा लोहा या इस्पात के ऐसे विनिर्माता जो वात्पाभट्टी का उपयोग कर रहा है, या 
( ख ) इस्पात के ऐसे विनिर्माता जो कोरेक्स प्रक्रिया का उपयोग कर रहा है, या 
( ग) कच्चा लोहा के ऐसे विनिर्माता जो कोरेक्स प्रक्रिया का उपयोग कर रहा है, या 
( घ ) फेरो मिश्र धातु के ऐसे विनिर्माता द्वारा किया गया हो 

यदि वह सीमाशुल्क ( उत्पाद शुल्क्य मालों के विनिर्माण के लिए शुल्क की रियायती दर पर मालों का आयात ) नियम, 1996 में उपवर्णित 
प्रक्रिया का पालन करता है । " 

[ फा. सं. 354/ 182/2000 -टीआरयू ] 

विवेक प्रसाद, अवर सचिव 
टिप्पण : - मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण [ सा. का . नि . 446 ( अ ), तारीख 19 मई, 2000 ] द्वारा प्रकाशित की गई थी, और उसमें 

अन्तिम संशोधन अधिसूचना सं. 100/ 2002 - सीमाशुल्क , तारीख 1 अक्तूबर, 2002 [ सा. का. नि . 673 ( अ ) तारीख 1 अक्तूबर, 2002 ] 
द्वारा किया गया था । 


[ 


1 - 43( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 
New Delhi,the 3rd January , 2003 

No . 5/ 2003- Customs 
. G .S . R . 7 ( E ). - In exercise of the powers conferred by Sub -section ( 1 ) of Scction 9 A read with sub -section (6 ) of 
Section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (5 1 of 1975) and Sub - section ( 1) or Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962 ). 
the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so lo do, makes the following further 
amendment in the notification of the Government of India , in the erstwhile Ministry of Finance (Department of Revenue ). 
No.69/ 2000 -Customs, dated the 19th May, 2000 , namely : 

In the said notification , in paragraph seven , after the Table for the words beginning with " Nothing contained in 
this notification ” and endingwith the word and figures " Rules , 1996 " . the following shall be substituted, namcly : 

" Nothing contained in this notification shall apply to imports of metcoke 
(a ) by a manufacturer of pig iron or steel using a blast furnace or 
(b ) by a manufacturer of steel using COREX technology or 
(c ) by a manufacturer of pig iron using COREX technology or 
( d ). by a manufacturer of ferro alloys 
If he follows the procedure set outin the Customs( Import of Goods at Concessional Ratc ofDuty for Manufacture 
ofExcisable Goods) Rules, 1996 " . 

|F .No. 354/ 182/2000 - TRUI 

VIVEK PRASAD ,Under Secv. 
Note : - - The principal notification was published in the Gazette of India , Extraordinary , vidc G .S .R . 466 (E ), dated the 191h 

May, 2000 and was last amended vide notification No. 100 /2002 - Customs, dated the 1st October , 2002 G .S .R . 
673 (E ), dated the 1st October, 2002 ). 


Printed by the Manager , Govt. of India Press, Ring Road . Mavapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


